शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . 
से . भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


मत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 9 ] 


रायपुर , शुक्रवार , दिनांक 1 मार्च 2019 - फाल्गुन 10, शक 1940 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.— ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश , ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम , ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम . 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर , रायपुर 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2019 


क्रमांक ई - 1-05/2019/1/ 2. - राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी , भा.प्र.से. ( 1995 ) को कार्यभार ग्रहण करने के 
दिनांक से प्रमुख सचिव वेतनमान Pay Matris Level -15 में पदोन्नत करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आवासीय आयुक्त , 
छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली के पद पर पदस्थ करता है . 


177 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019. 


178 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2019 


[ भाग 1 


डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी , भा.प्र.से. ( 1995 ) द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आवासीय आयुक्त , छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली 
के संवर्गीय पद को राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियमावली, 2016 के नियम -12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के प्रमुख सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है. 


( 2 ) श्री गौरव द्विवेदी, भा.प्र.से. ( 1995 ) को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रमुख सचिव वेतनमान Pay Matris Level-15 में 
पदोन्नत करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पदस्थ करता है. अन्य अतिरिक्त 
प्रभार यथावत रहेंगे. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

कमल प्रीत सिंह , सचिव. 


Atal Nagar Raipur, the 14th February 2019 


No. F 7-03/2007 /1-2 . — According to Rule- 18 (D ) of AIS (Leave ) Rules , 1955 Mrs. R. Shangeetha, Special 
Secretary is sanctioned Child Care Leave from 01-01-2019 to 31-01-2010 As per circular No. 11019 /06 /2001-AIS 
III , Dtd . 05-12-2007 of Govt. of India , Department of Personnel & Training , New Delhi, during this period she is 
allowed to live in U.S.A. on the following terms & conditions : 


1 . 
2 . 


After completion of the leave , Mrs. R. Shangeetha will join her duty. 
During the foreign tour, Mrs. R. Shangeetha will not allowed to undertake any Private Employment/ 
Business in abroad . 
If the visit requires the sanction /clearance of Central Government, Mrs. R. Shangeetha will take 
required permission /clearance form Ministries/Departments of Government of India. 


3 . 


2 . Upon return , Mrs. R. Shangeetha will get the same leave salary allowance and other allowances as she got 
before leave . 


3 . 


It is certified that if Mrs. R. Shangeetha would not be onleave, she would have been working on her post. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

K. K. BAJPAI, Jt. Secretary . 


बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 05 जनवरी 2019 


क्रमांक एक 5-1/2018/43 ( पार्ट ).- विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18-01-2016 में बीस सूत्रीय कार्यक्रम 2006 क्रियान्वयन 
हेतु गठित ( राज्य स्तरीय समीक्षा स्तरीय समिति ) मान. श्री खुबचंद पारख को बीस सूत्रीय कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन, उपाध्यक्ष के पद नामांकित 
किया गया था . 


2 . 


राज्य शासन एतद्द्वारा श्री खुबचंद पारख, उपाध्यक्ष, ( राज्य स्तरीय समीक्षा स्तरीय समीक्षा समिति ) द्वारा दिया गया त्यागपत्र दिनांक 
13.12.2018 से सवीकृत करता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

जी . आर. मालवीय , उप - सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2019 


179 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2019 


क्रमांक एफ 9-29/ 2012/18..- श्री अभिनव अग्रवाल , अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, अटल 
नगर , जिला - रायपुर , छत्तीसगढ़ को दिनांक 23 जनवरी, 2019 से 30 जनवरी, 2019 ( 08 दिवस ) तक अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल आगामी आदेश तक अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, अटल 
नगर, जिला - रायपुर के 

के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


अवकाश अवधि में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलते 


3 . 
थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


अटल नगर रायपुर , दिनांक 17 जनवरी 2019 


क्रमांक 545/ 4219/2018/18. – श्रीमती सूर्यकिरण तिवारी अग्रवाल, तत्कालीन आयुक्त नगर पालिक निगम अंबिकापुर का दिनांक 
24-12-2018 से 27-12-2018 ( 05 दिवस ) तक अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 


अवकाश अवधि में श्रीमती अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व 
मिलते थे. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

आर . एक्का , उप - सचिव. 


गृह ( पुलिस )विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, अटल नगर , रायपुर 


रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2019 


, 


क्रमांक / एफ 01-09/ 2018/ दो - गृह / भापुसे . 

. - इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 05.01.2019 के द्वारा भारत सरकार , गृह 
मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक I - 15011/14/ 2012- IPS -I ( Part -I) दिनांक 14.03.2018 जिसके द्वारा सिलेक्ट लिस्ट 2008, 2009, 2010 
एवं 2011 के लिये राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में चयनित अधिकारियों की वरिष्ठता में परिवर्तन किया गया है, उक्त अधिसूचना 
के तारतम्य में संशोधित आवंटन वर्ष से 14 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर परिणामी लाभ के तहत् उनको उप पुलिस महानिरीक्षक वेतनमान ( पे बैंड 
4 , रुपये 37400-67000 + ग्रेड पे रुपये 8,900 /- ) ( पुनरीक्षित अनुसूची-III वेतन मैट्रिक्स -13 क रुपये 01,31,100-02,16,600/ -) प्रदान 
किया गया है. उक्त आदेश में दर्शित तालिका के कॉलम नं . 6 में मुद्रण की त्रुटिवश “ चयन श्रेणी वेतनमान प्रदान करने की तिथि ” अंकित हो गया 
है , अतः उक्त के स्थानपर “उप पुलिस महानिरीक्षक वेतनमान प्रदान करने की तिथि ” पढ़ा जावें . 


180 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2019 


[ भाग 1 


रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2019 


क्रमांक/ एफ 2-01/ 2017/ दो - गृह/ भापुसे. - राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 05-08-2017 जिसके 
द्वारा भारत सरकार , गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 30012/ 01/ 2016 -IPS - II दिनांक 03.08.2017 के तारतम्य में श्री के.सी. अग्रवाल , भापुसे 
( 2002 ) को सेवानिवृत्त किया गया है, को निरस्त किया जाकर श्री के. सी . अग्रवाल को दिनांक 05.08.2017 से भारतीय पुलिस सेवा में 
पुन :स्थापित किया जाता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

लीना कमलेश मंडावी , उप - सचिव . 


रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2019 


क्रमांक / एफ 7/01/ 2018 / दो - गृह / भापुसे. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री यू. उदय किरण, भापुसे, सहायक पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ , 
बघेरा - दुर्ग को दिनांक 21.12.2018 से 03.01.2019 ( कुल 14 दिवस ) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति किया जाता है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री यू. उदय किरण आगामी आदेश तक, सहायक पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ , बघेरा - दुर्ग के पद पर पुनः 


पदस्थ होंगे. 


3 . 


अवकाश काल में श्री उदय को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उदय ( भापुसे ) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


रायपुर, दिनांक 7 जनवरी 2019 


क्रमांक/ एफ 1/ 51/ 2013/ दो - गृह/ भापुसे. राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती पारूल माथुर , ( भापुसे-2008 ), पुलिस अधीक्षक, जिला 
मुंगेली को दिनांक 19 दिसम्बर 2018 से दिनांक 24 दिसम्बर 2018 ( कुल 06 दिवस ) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती 
है. साथ ही दिनांक 18 एवं 25 दिसम्बर के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्रीमती माथुर आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक , जिला मुंगेली के पद पर पुनः पदस्थ होंगी. 


अवकाश काल में श्रीमती माथुर को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलते 


3 . 
थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पारूल माथुर ( भापुसे ) अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती . 


5 . 


श्रीमती पारूल माथुर, ( भापुसे -2008 ) पुलिस अधीक्षक, जिला मुंगेली के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, जिला मुंगेली 
का चालू प्रभार श्रीमती ज्योति सिंह , रापुसे , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला मुंगेली को उनके वर्तमान कार्य के साथ- साथ सौंपा जाता है. 


रायपुर, दिनांक 7 जनवरी 2019 


क्रमांक/ एफ 7/21/2014/ दो - गृह/ भापुसे . - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. सी. द्विवेदी ( भापुसे-2004 ) , पुलिस उप महानिरीक्षक , 
अअवि, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 10 दिसम्बर 2018 से दिनांक 22 दिसम्बर 2018 ( कुल 13 दिवस ) तक का अर्जित अवकाश की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 08 , 09 एवं 23 दिसम्बर 2018 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती 
है . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2019 


181 


2 . 


, 


अवकाश से लौटने पर श्री द्विवेदी आगामी आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, अअवि, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पुनः 
पदस्थ होंगे . 


अवकाश काल में श्री द्विवेदी को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्वमिलते 


3 . 
थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री द्विवेदी, ( भापुसे ) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


5 . श्री एस. सी . द्विवेदी , ( भापुसे -2004 ) पुलिस उप महानिरीक्षक , अअवि, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के उक्त अवकाश अवधि में का 
चालू प्रभार श्रीमती नेहा चंपावत, उप पुलिस महानिरीक्षक , अजाज /महिला सेल , पुलिस मुख्यालय, रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ- साथ 
सौंपा जाता है . 


रायपुर , दिनांक 8 जनवरी 2019 


क्रमांक एफ 7-03/ 2014 / दो - गृह / भापुसे. राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अजय यादव, ( भापुसे -2004 ), पुलिस उप महानिरीक्षक , 
सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर को दिनांक 17 दिसम्बर 2018 से दिनांक 31 दिसम्बर 2018 ( कुल 15 दिवस ) तक का अर्जित अवकाश 
स्वीकृत किया जाता है. साथ ही 15 एवं 16 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है . 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री अजय यादव आगामी आदेश तक, पुलिस उप महानिरीक्षक , सुरक्षा पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर के पद 
पर पुनः पदस्थ होंगे. 


3 . 


अवकाश काल में श्री यादव को अवकाश वेतन , भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यादव ( भापुसे ) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


5 . 


श्री अजय यादव ( भापुसे -2004 ), पुलिस उप महानिरीक्षक, सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस 
उप महानिरीक्षक , सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय , नया रायपुर का चालू प्रभार श्री एस. एस . सोरी, पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, 
रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ - साथ सौंपा जाता है. 


रायपुर , दिनांक 9 जनवरी 2019 


क्रमांक एफ 7-05/ 2018 / दो - गृह/ भापुसे. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जी.पी. सिंह ( भापुसे 1994 ), पुलिस महानिरीक्षक, दुर्गरेंज , 
दुर्ग को 26 दिसम्बर 2018 से दिनांक 04 जनवरी 2019 ( कुल 10 दिवस ) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति किया जाता है. साथ ही 25 
दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री जी . पी. सिंह, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक, दुर्गरेंज, दुर्ग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


3 . 


अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे , जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्वमिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह ( भापुसे ) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


5 . 


श्री जी.पी.सिंह ( भापुसे -1994 ), पुलिस महानिरीक्षक , दुर्ग रेंज, दुर्ग के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग 
का चालू प्रभार श्री दीपांशु काबरा, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक , रायपुर रेंज, रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ- साथ सौंपा जाता है. 


182 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2019 


[ भाग 1 


रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2019 


क्रमांक एफ 7-12/ 2017/ दो - गृह/ भापुसे. राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सूरज सिंह ( भापुसे -2015 ), नगर पुलिस अधीक्षक , सिविल 
लाईन रायपुर को 17 दिसम्बर 2018 से दिनांक 24 दिसम्बर 2018 ( कुल 08 दिवस ) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति किया जाता है . साथ 
ही 15, 16 एवं 25 दिसम्बर, 2018 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है . 


2 . 


अवकाश से लौटने पर री सूरज सिंह आगामी आदेश तक , नगर पुलिस अधीक्षक , सिविल लाईन रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


3 . 


अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन , भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से 


मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह ( भापुसे ) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


5 . 


श्री सूरज सिंह ( भापुसे -2015 ), नगर पुलिस अधीक्षक, सिविल लाईन रायपुर के उक्त अवकाश अवधि में नगर पुलिस अधीक्षक , 
सिविल लाईन रायपुर का चालू प्रभार श्री भवानी शंकर खुटिया, रापुसे, नगर पुलिस अधीक्षक, सिविल लाईन रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के 
साथ - साथ सौंपा जाता है. 


रायपुर , दिनांक 9 जनवरी 2019 


क्रमांक एफ 7-32/2014/ दो - गृह/ भापुसे. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री दाऊलुरी श्रवण ( भापुसे -2008 ), पुलिस अधीक्षक, बस्तर को 
17 दिसम्बर 2018 से दिनांक 03 जनवरी 2019 ( कुल 18 दिवस ) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति किया जाता है. साथ ही 15 एवं 16 
दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है . 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री दाऊलुरी श्रवण आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक , बस्तर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


3 . 


अवकाश काल में श्री श्रवण को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्वमिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रवण ( भापुसे ) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


5 . 


श्री दाऊलुरी श्रवण ( भापुसे -2008 ), पुलिस अधीक्षक , बस्तर के उक्त अवकाश में पुलिस अधीक्षक, बस्तर का चालू प्रभार श्री संजय 
कुमार महादेवा , रापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बस्तर को उनके वर्तमान कार्य के साथ - साथ सौंपा जाता है. 


रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2019 


क्रमांक एफ 7-11/2014/ दो - गृह / भापुसे. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री हिमांशु गुप्ता , ( भापुसे -1994 ), पुलिस महानिरीक्षक , सरगुजा 
रेंज, सरगुजा को 24 दिसम्बर 2018 से दिनांक 11 जनवरी 2019 ( कुल 19 दिवस ) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति किया जाता है. साथ ही 
23 दिसम्बर 2018 एवं 12, 13 जनवरी 2019 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है . 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री हिमांशु गुप्ता आगामी आदेश तक , पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज, सरगुजा के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


3. 


अवकाश काल में श्री गुप्ता को अवकाश वेतन , भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्वमिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुप्ता ( भापुसे ) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2019 


183 


5 . श्री हिमांशु गुप्ता ( भापुसे -1994 ), पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज , सरगुजा के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक , 
सरगुजारेंज, सरगुजा का चालू प्रभार श्री आर.पी.साय, भा.पु.से. , उप पुलिस महानिरीक्षक, छसबल, सरगुजारेंज, सरगुजा को उनके वर्तमान कार्य 
के साथ - साथ सौंपा जाता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

डी . पी . कौशल, अवर सचिव . 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर , जिला कोरबा , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


कोरबा, दिनांक 4 सितम्बर 2018 


प्रारूप - एक 
( नियम 11 देखें ) 


क्रमांक 14509 / भू - अर्जन /2018.- भूमि - अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा 
आशयित है, अर्थात् : 


जिला 


तहसील 


ग्राम/ नगर 


क्षेत्रफल 
( 4 ) 


लोक प्रयोजन का विवरण 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


कोरबा 


पोंडीउपरोड़ा 


कसनिया 


4.322 हे . 


कटघोरा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण 
हेतु. 


उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 14-02-2019 को समय 
12.00 बजे से स्थान नगर पालिका परिषद्, कटघोरा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है 


1 . 


लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण 


कटघोरा व्यपवर्तन योजना में नहर निर्माण हेतु 


2 . 


प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 


53 परिवार 


3. 


अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 


53 परिवार 


4 . 


निरंक 


प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों 
की अनुमानित संख्या. 


5 . 


निरंक 


प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य 
परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या . 


6 . 


क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? 


हां 


7 . 


हां 


क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार 
कर लिया गया है ? 


184 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2019 


[ भाग 1 


8 . 


परियोजना की कुल लागत 


रु . 5607.66 लाख 


9 . 


परियोजना से होने वाला लाभ 


कटघोरा व्यपवर्तन योजना में नहर के निर्माण होने से 
सिंचाई की रकबा प्रभावित होने से फसल की पैदावार 
में वृद्धि होगी. 


10 . 


प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये 
उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय . 


प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए 
आवेदित संस्था के द्वारा संभावित व्यय का प्रावधान 
किया गया है . 


11 . 


परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाला अन्य घटक 


निरंक 


उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/ सुझाव देना हो , तो विहित तिथि/ समय 
एवं स्थान पर दी जा सकेगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 
मो . कैसर अब्दुल हक , कलेक्टर एवं पदेन उप- सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन , 

राजस्व विभाग 


कोण्डागांव , दिनांक 17 जनवरी 2019 


क्रमांक/149 / अ -82/ 2018-19 / भू - अर्जन/2019. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 
2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


कोण्डागांव 


कोण्डागांव 


मुनगापदर 


1.970 


अनुविभागीय अधिकारी एवं 
भू - अर्जन अधिकारी , कोण्डागांव . 


मुनगापदर व्यपवर्तन 


योजना अंतर्गत नहर 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू - अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव के 
कार्यालय में किया जा सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

नीलकंठ टीकाम , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2019 


185 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


बिलासपुर, दिनांक 5 फरवरी 2019 


क्रमांक 07/ अ-82/2018-19.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( संख्या 30 सन् 2019 ) 
की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन 
एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के 
लिए प्राधिकृत करता है : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 


का वर्णन 


( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


तखतपुर 


मोछ/31 


1.879 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, कोटा . 


अरपा भैंसाझार बैराज 
परियोजना अन्तर्गत 
माइनर नहर निर्माण 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

संजय अलंग, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


खसरा नम्बर 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


2174/2 


0.07 


सूरजपुर, दिनांक 11 जनवरी 2019 


2177 


0.06 


2219 


0.14 


2216 


0.05 


2221 


0.15 


2220 


0.20 


क्रमांक 3098/ अ -82/ 2018-19. - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


योग 


06 


0.67 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - दरहोरा - सेमई 

चंदौरा मार्ग पर गोड़कटवा नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच 
मार्ग का निर्माण कार्य. 


अनुसूची 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), प्रतापपुर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - सूरजपुर 
( ख ) तहसील - प्रतापपुर 
( ग ) नगर/ ग्राम - दरहोरा, प.ह.नं. 17 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.67 हेक्टेयर 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

के . सी . देवसेनापति , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


186 


STAIG 1945 , farlic 1 418 2019 


[ HTVI 1 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


PT. DEENDAYAL UPADHYA MEMORIAL HEALTH SCIENCES & AYUSH UNIVERSITY , RAIPUR 


Raipur, the 1st February 2019 


No. 967. — In compliance ofHon ble Kuladhipati s secretariate order No. F 1-1/2018 / 19 / 4-10/Raipur Dated 
26-01-2019 . I Dr. Ashok Kumar Chandrakar Designated Vice - Chancellor Pt. Deendayal Upadhya Memorial Health 
Sciences & Ayush University Raipur, here by join the office of the Vice-chancellor Pt. Deendayal Upadhya Memorial 
Health Sciences & Ayush University Raipur on 01-02-2019 forenoon . 


Sd / 
Dr. A. K. Chandrakar 


Smt. Dr. Abha Singh Vice - chancellor of Pt. Deendayal Upadhya Memorial Health Sciences & Ayush Uni 
versity Raipur is here by relived from the office of the vice -chancellor Pt. Deendayal Upadhya Memorial Health 
Sciences & Ayush University Raipur on 01-02-2019 Forenoon . 


Sd / 


Registrar 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH , BILASPUR 


Bilaspur, the 22nd February 2019 


No. 278 /Confdl./2019 / II- 3-14 / 2000 (Pt.-III). On the application of Ku. Manju Lata Sinha, Member of 
Lower Judicial Service , presently posted as Civil Judge Class - II , Baloda -Bazar, she is hereby, permitted to change 
her name as " Smt. Manju Lata Sinha W /o Shri Neelam Kumar Sahu ” in place of “ Ku. Manju Lata Sinha D /o Shri 
Dinesh Kumar Sinha ” . It is directed that necessary changes be affected in all her records. 


By the order of the Chief Justice , 
NEELAM CHAND SANKHLA , Registrar General. 


